MLA 


CTION 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र, 1939 ( श० ) 


संख्या- 681 राँची, गुरुवार , 


7 सितम्बर, 2017 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
19 मई , 2017 


संख्या -1/ पी०- 107 / 2016 का .- 6338 -- संयुक्त सचिव , कल्याण विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री हर्ष मंगला, भा . प्र. से. ( झाः2008) ( अतिरिक्त 
प्रभार - मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना एवं प्रबंध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्त विकास 
निगम, झारखण्ड ) को दिनांक 1 जनवरी, 2017 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा 
के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

श्री हर्ष मंगला अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 7 सितम्बर , 2017 


संख्या -1/ पी०- 107 / 2016 का .- 6339 -- निदेशक , माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्रशेखर , भा .प्र.से . ( झाः2008 ) ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक , 
JCERT ) को दिनांक 1 जनवरी, 2017 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 

श्री चन्द्रशेखर अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 681 -- 50 


